भाग I - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 8, 1980 ( कार्तिक 17, 1902 ) 


621 


भाग I - खण्ड 1 

PART I- SECTION 1 
( रक्षा मंग्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तबा भावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Nor- Statutory Roles, Regulations, Orders and Resolations issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court) 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनाक 21 अक्सबर 1980 

संकल्प 
मं० 07011/ 2/ 80-माल्ट--- भारत सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प 
मं० (970 11/ 1/ 77-माल्ट दिनांक 4 जनवरी , 1980 के अंतर्गत गठित 
नमक के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड तथा प्रान्ध्र प्रदेश , गुजरात , महाराष्ट्र 
उड़ीसा , राजस्थान , तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नमक के क्षेत्रीय 
बोर्डों की अधि 31 दिसम्बर , 1980 सक अथवा मो ? के पुनंगठित होने 
तक , जो भी पहले हो , बढ़ाने का विनिश्चय किया है । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत 
मरकार के गभी मंत्रालयों तथा विभागों , योजना आयोग , मंत्रिमंडल सचिवा 
लय और प्रधान मंत्री सचिवालय को भेज दिया जाए । 

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि मंकल्प को भारत के राजपस 
के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए । 

__ प्रार.० श्रीनिवागन, संयुक्त मचिव 


2. समिति के विषारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :-- -- 
( क ) गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर यात्री मुविधाओं की व्यवस्था 

के सम्बन्ध में रेलों की वर्तमान नीति और पालत 

परिपाटियों की समीक्षा करना ; 
( ख ) उन मदों की सूची के बारे में सुझाव देना जिन्हें यात्री मुबि 

घाओं के रूप में माना जाये और उन यात्री सुविधाओं की 

व्यवस्था करने के लिए मानदण्डा की समीक्षा करना ; 
( ग ) आगामी पांच से दम यों के भीतर मुविधामों के लिए 

अतिरिक्त भौतिक तथा वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए, यामियों को अधिकतम सुयिधाएं देने के सम्बन्ध 
में सुझाव देना ; और 
गाड़ियों में और स्टेशनों पर , पानी की ट्रालियों की , स्टेशनों 
पर पानी के फव्वारों की फिटिंगों और जुड़नागें और विथाम 
कक्ष, वेड- रोल , आदि विभिन्न सुविधाओं के लिए किराया 
निर्धारित करने तथा अन्य प्रभागें की प्रणाली का मानकी 

वारण करने की वांछनीयता पर विचार करना । 
3. इस ममिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा । 

के ० बालाचन्द्रन , सचिव , रेलवे बोर्ड , एवं पवन संयुक्त सचिव 


रेल मंत्रालयर्थ 

( रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली , दिनांक 9 अक्तुबर 1980 

संकल्प 
मं० ई०पार 0-1/ 80/ 21/ 13- - रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) के 
.1- 10- 1980 के संकल्प मं० ई०पार० बी०- 1/ 80/ 21/ 13 के क्रम में 
भारत सरकार ने निम्नलिखित को भी स्थायी स्वैच्छिक महायता समिति 
के सदस्यों के रूप में नामित किया है : 

1 . श्री पी० डी० टंडन 
2. श्री कौशल किशोर शर्मा 

विनाफ 10 अक्तूबर 1980 
____ मं० ई० प्रार० बी०-I/ 80/ 21/ 73 - - रेलवे स्टेशनों पर और गाड़ियों 
में ममुचित सुविधाप्रो की व्यवस्था करने के उद्देश्य से , भारत सरकार ने 
एक यात्री सुविधा समिसि गठित करने का विनिश्चय किया है , जिममें 
निम्नलिखित शामिल होंगे :--- 
1 . श्री सी० के० जाफर शरीफ, रेल राज्य मंत्री 

अध्यक्ष 
2. श्री इरा अनबरासू , मंसद संवस्य , लोकसभा 

सदस्य 
3. श्री राम नगीना मिश्र , संमद मदम्य. लोकमभा 
4. श्रीमती प्रतिभा सिंह, संसद सदस्य , राज्य सभा 
5 . श्री शीतल प्रमाद सिह, पालामऊ, बिहार, 
6 . श्री अलेक्जेण्डर , ताम्बरम , मद्राम 
7. श्रीमती गुना मुखर्जी, नयी दिल्ली 
8 . श्री मी० एम० कुलश्रेष्ठ , निवेशक , याता० ( अनुसंधान ), सवस्य मचिव 

अ०प्र० मा० सं० 


शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय 

( शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 27 सितम्बर 1980 
सं० एफ० 1- 2/ 80-17० जी० मी० ( डेस्क iv ) (/ ) ( खल) -- एशियाई 
खेल , 1982 की मंचालन गमिनि का पुनर्गठन करते हुए शिक्षा तथा 
संस्कृति मंत्रालय के दिनांक 4 अगस्त , 1980, के संकल्प संख्या एफ० 
1 - 2/ 80- ०जी०मी० ( छैम्क iv ) के अनमरण में , निम्नलिखित को , संचालन 
ममिति के सदस्यों के रूप में , तत्काल मे , मनोनीत किया जाता है : - - 

1 . श्रल मेना अध्यक्ष 
2. मचिय , तकनीकी विकास 

दिनाफ 7 अक्तूबर. 1980 
विषय : -- 1982 के एशियाई खेलों की संचालन समिति का पुनर्गठन । 

सं० फा० 1- 2/ 80 ए.० जी० मी० ( डेस्क iv ) ( खेल ) - - उपरोक्त विषय 
पर शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के दिनांक 4 अगस्त , 1980 के समसंख्यक 
मंकल्प , और दिनांक 7 अगम्त 1980, 21 अगस्त, 1980 और 26 
गितम्बर , 1980 को समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में यह निर्णय 
लिया गया है कि नागरिक प्रापूर्ति मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल , जो कि 
संचालन समिति के सदस्य है , 1982 के एशियाई खेलों की मंचालन मात के 
उपाध्यक्ष होंगे और जब भी संचालन ममिति के अध्यक्ष शिक्षा तथा 
संस्कृति मंत्री श्री बी० शंकरानन्द अनुपस्थित होगे या अध्यक्षता करने में 
असमर्थ होंगे , श्री शुक्न संचालन ममिति की अध्यक्षता करेंगे । 

2. भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री एम . के . मिश्र को 
एशियाई रेल , 1982 की संचालन समिति के सदस्य के रूप में नियक्त 
करने का भी निर्णय लिया गया है । 

एम० राममूर्ति , संयुक्त सचिव 


622 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 8 , 1980 (KARTIKA 17 , 1902 ) 


[Parr ISEC 17 


Member- Secretary 
8 . Shri C . M . Kulshreshta , 

Director Traffic (Research ) / RDSO . 


2 . The terms of reference of the Committee will be : 


MINISTRY OF JNDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 

New Delhi, the 21st October 1980 

RESOLUTION 
No . 07011 / 2 / 80 - Sult.- The Government of India have 
decided lo extend the term of the Central Advisory Board for 
Salt and Andhra Pradesh , Gujarat, Maharashtra , Orissa , Rajas 
thun , Tamil Nadu and West Bengal Regional Advisory Boards 
for Sale constituted vide this Ministry s Resolution No. 
07011 / 1 / 77 -Salt datçd the 4th Junulary , 1978 , for a further 
period upto 31st December , 1980 or till the Boards are re 
constituíce whichever is carlier . 


(a ) To review the policy and practices in vogue on the 

Railways in respect of provision of passenger ameni 
ties in trains and at railway stations ; 


(b ) to suggest the list of items to be considered as pas 

senger amenities and to review the norms for provi 
sion thereof; 


( c ) to suggest measures to maximise benefits to the 

passengers , keeping in view additional physical and 
financial requirements of amenities in the next five 
to ten years ; and 


ORDER 
ORDERED that this Resolution be communicated to all State 
Governments , all Ministrice & Departments of Government of 
India , Planning Commission , Cabinet Secretariat and Prime 
Minister s Secretariat. 

2 . ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India ( Part I, Section I ) . 

R . SRINIVASAN , Jt. Secy . 


( d ) to consider the desirability of introducing standardisa 

tion of fittings and fixtures in trains and at stations , 
of water trolleys , water fountains at stations and of 
the system of fixing rent and other charges for 
various amenities like retiring rooms, bed rolls, etc . 


3 . The tenure of the Conmittee will be iwo years. 


K . BALACHANDRAN , Secy., Rly . Board 

& ( X - ufficio Jl. Secy. 


MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 

(DEPTT. OF EDUCATION ) 

New Delhi, the 26th September 1980 
No. F . 1 - 2 /80 - AGCDIV (SP ], - - In pursuance of the Minis 
try of Education and Culture s Resolution No. F . 1 - 2 /80– 
AGC (DIV ) dated the 4th August , 1980 reconstituting tho 
Steering Committee for the Asian Games , 1982 , the following 
are nominated as members of the Steering Committee with 
immediato effect : 

1 . Chief of the Army Staff 
2 . Secretary , Technical Development 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( RAILWAY BOARD ) 
New Delhi, the 9th October 1980 

RESOLUTIONS 
No. ERBI/ 80 / 21 / 13 , - - In continuation of Ministry of 
Ruilways (Railway Board s ) Resolution No. ERBI / 80 /21/ 13 
data 4 - 10 - 1980 , the Government of India have nominated the 
following also as the Members of the Standing Voluntary Help 
Committee : 

1. Shii F . D . Tandon . 
2 . Shri Kaushal Kishore Sharma. 

The 10th October 1980 
No. FRAI / 80 / 21 / 73. — With a vicw to provide proper 
amenities at Railway Stations and in trains , the Government 
of India have decided to constitute & Passenger Amenities 
Comunittee consising of the following : 

Chairman 
1 . Shri C . K . Taffur Sharicf , 
Minister of State for Railways 

Members 
2 . Shri Era Anbarasu , 

Member of Parliament, 

Lok Sabha . 
3 . Shri Ram Nagina Mishra , 

Member of Parliament, 

Lok Sabha . 
4 . Smt. Pratibha Sinha , 

Member of Parliament, 

Rajya Sabha . 
5 . Shri Shital Prasad Singh , 

Palamali, 

Bihar. 
6 . Shri Alexander, 

Tambaram , 
Mudras. 
7 . Smt. Subra Mukherjee , 

New Delhi, 


The 7th October 1980 
SUBJECT : Reconstitution of Steering Committee for Asian 

Games, 1982 


No . F . 1 -2 / 80 - ASC (DIY ). - In continuation of the Minis 
try of Education and Culture s Resolution of even number 
dated the 4th August, 1980 , and the Notifications of ever 
number dated the 7th August, 1980 , 21st August, 1980 and 
26th September , 1980 , on the subject mentioned above , it has 
been decided that Shri Vidya Charan Shukla , Minister of 
Civil Supplies, who is a Member of the Steering Committee , 
will be the Vice-Chairman of the Steering Committeo for 
Asian Games , 1982 , and will preside over tho meetings of 
the Steering Committee whenever the Chairman of the Steer 
ing Committee, Shri B . Shankaranand , Minister of Education 
and Culture , is absent or is otherwige unable to preside. 


2 . It has also been decided to appoint Shri S . K , Mishra . 
Chairman , India Tourism Development Corporation , as a 
Member of the Stecring Committec for the Asian Games 
1982 . 


S . RAMAMOORTHI, It, Sccy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDARAT) 
AND PUBLISHED BY TIIE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1980 


